OG 


NO 


COM 
MINE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 फाल्गुन , 1940 ( श० ) 
संख्या- 171 राँची, शुक्रवार , 1 मार्च, 2019 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
26 फ़रवरी , 2019 


विषय : राज्य योजनान्तर्गत बासुकीनाथ नगर पंचायत की रू . 57, 77 ,81,900 /- ( सन्तावन करोड़ 

सत्तहतर लाख इक्यासी हजार नौ सौ रुपये मात्र) की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बासुकीनाथ 
शहरी जलापूर्ति योजना एवं रु० 42, 15,09, 000 ( बयालीस करोड़ पन्द्रह लाख नौ हजार रूपये 
मात्र) की लागत पर मयुराक्षी नदी में दो वियर ( Weir) निर्माण अर्थात कुल रु० 99 , 92 , 90 ,900 
(निन्यानवें करोड़ बानवे लाख नब्बे हजार नौ सौ रूपये मात्र ) की योजना के प्रशासनिक 
स्वीकृति के संबंध में । 


संख्या - 5/ यो०/ जलापूर्ति (बासुकीनाथ)/ 04 / 2018/न वि॰आ०- 914-- 74वें संविधान संशोधन की 
12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक 
सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । इस क्रम में 
बासुकीनाथ नगर पंचायत के आमजनों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बासुकीनाथ शहरी 
जलापूर्ति योजना कार्यान्वित किया गया है । 
2. यह योजना, नगर पंचायत, बासुकीनाथ की वर्तमान जनसंख्या 17123 (वर्ष 2011) पर आधारित है 
एवं इस योजना का आधार वर्ष 2018 होगा, जो अगले 30 वर्ष अर्थात् 2048 की संभावित जनसंख्या 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 1 मार्च, 2019 
37982 की मांग को पूरा करेगी। इस योजना की कुल क्षमता 8.64 MLD intake water के अनुरूप 
डिजाईन की गई है । 
3. बासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति योजना कर जलस्रोत मयुराक्षी नदी होगा, जिसमें दो वियर ( Weir ) 
का निर्माण कर योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा। इस संबंध में जल संसाधन विभाग से 
अनापत्ति प्रमाण पत्र ( NOC) प्राप्त कर लिया गया है । 
4. बासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु परामर्शी MaRs Planning and 
Engineering Services Pvt . Ltd. Doranda, Ranchi द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( DPR) 
प्राक्कलित राशि रू० 57,77, 81 ,900 /- ( सन्तावन करोड़ सत्तहतर लाख इक्यासी हजार नौ सौ रूपये मात्र ) 
पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निम्नांकित अवयव एवं 
लागत पर तकनीकी स्वीकृति निम्नवत प्रदत्त है : 


Cost Estimate 
SI. No. 

Item Description 
Estimate of Intake Well 
2 Estimate of Gangway 

Estimate of Coffer Dam for Intake Well including Gangway 
Estimate Infiltration Gallery 

Estimate Water Treatment Plant 
6 Estimate of E & Mat Intake Well 
7 | Estimate of E & Mat WTP. 
8 Estimate of Raw Water Rising Main 
9 Estimate of Clear Water Rising Main 
10 Estimate of Elevated Service Reservoir. 
11 Estimate of Distribution System 
12 Estimate of Staff Quarter 
13 | Estimate of Boundary wall 
14 Estimate of N . H . ( 114 A ) Crossing 
15 Estimate of Railway Crossing 
16 Estimate of House connection 

For SCADA System 
18 

Total Cost of Water Supply Scheme 
19 Add GST @ 12 % 
20 TotalCost ofWater Supply Scheme including GST 
21 | Labour Cess @ 1 % 

( A ) Sub Total 
| JUIDCO Charges @ 7 % on cost up to 10 Cr. & @ 5 % on Extra cost above 10 Cr. 
22 

Upto 100 Cr . (On W / S cost) 

DPR Preparation Charges & Construction Supervision Charges @ 
23 
| ( 1 . 5 % + 1 . 5 % = 3 .0 % ) (On W / S cost ) 

(B ) Sub Total 
24 Operation and Maintenance for 2 Years. 
25 

Add 12 % GST 
26 Operation and Maintenance Charge including GST 
27 

Add labour Cess @ 1 % 

( C ) Sub Total 
( A + B + C ) 

Say | 

| 
___ ( संतावन करोड़ सत्तहतर लाख इक्यासी हज़ार नौ सौ रूपये मात्र ) 


New Rate 

5967957. 00 
2768018. 00 

520221 . 00 
2366315 . 00 
24010712. 00 
9526611 . 00 

5358591. 00 
104258681.00 
51746322. 00 
15072245 . 00 
175892717. 00 

1287066 . 00 
2669064.00 
4551268 .00 
4429465 .00 
19335141. 00 

6000000.00 
435760394. 00 

52291247. 28 
488051641 . 28 

4880516. 41 
492932157. 69 


17 


26402582. 06 


14641549 . 24 


41044131. 30 


38724921.00 


4646990 . 52 
43371911.52 
433719 .1152 
43805630 .64 
577781919 .63 
57, 77 , 81, 900 / 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 1 मार्च, 2019 


3 


5. उपर्युक्त राशि जुडको को आवंटित किया जायेगा, जो इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी होगा । 
6. बासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु मयुराक्षी नदी में दो वियर ( Weir ) का 
निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा Deposit Work के रूप में कराया जायेगा । इस हेतु राशि नगर 
विकास एवं आवास विभाग द्वारा बासुकीनाथ नगर पंचायत को आवंटित की जायेगी । वियर निर्माण 
हेतु स्वीकृत राशि बासुकीनाथ नगर पंचायत स्तर से जल संसाधन विभाग से संबंधित प्रमण्डल के 
कार्यपालक अभियन्ता को हस्तांतरित की जायेगी । 
7. प्रस्तावित दो वियर ( Weir) निर्माण के लिये परामर्शी MaRs Planning and Engineering Services 
Pvt. Ltd. Doranda , Ranchi द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, ( DPR) पर मुख्य अभियंता, नगर 
विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है : 


SII 


2 


SI. No . 

Item Description 
| SUMMARY OF COST ( CAPITAL COST ) of WEIR - 1 & WEIR - 2 

Add 12 % GST 
3 SUB TOTAL CAPITAL COST 

LABOUR CESS @ 1 % 
| DPR PREPERATION @ 1 . 5 % ON COST OF WEIR( i. e. SL . NO . 1 ) 
TOTAL COST OF WEIR 

_ SAY RS . 


New Rate 
367744779 .00 

44129373. 48 
411874152. 48 

4118741 .52 
5516171. 69 

421509000 
42 ,15, 09, 000 


8. इस योजना का वित्त पोषण वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में सुसंगत बजट शीर्ष 
से किया जाएगा । 
9. योजना का कार्यान्वयन खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा द्वारा सुनिश्चित करते हुये प्रत्येक माह 
योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन जुडको लि० तथा बासुकीनाथ नगर पंचायत द्वारा 
उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा । 
10 . योजना का कार्यान्वयन तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं विभागीय 
दिशा-निर्देश के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख को विभाग को 
प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा । 
11. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक - 20.02.2019 को सम्पन्न बैठक 
में स्वीकृति प्रदान की गयी है । 
12. बासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति योजना को राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 21 .02 . 2019 की बैठक में 
मद संख्या - 23 अर्न्तगत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 171 -- 50 


